रजिस्ट्री सं . डीएल – ( एन ) 04/0007/2003 – 22 


भारत का राजपत्र 
रा 

The Gazette of India 


1-132 GI / 2022 


1 . 


नई दिल्ली , शनिवार , जुलाई 2– जुलाई 8 , 2022 ( आषाढ़ 11 , 1944 ) 

सं . 27 ] 
No. 27 ] 

NEW DELHI , SATURDAY , JULY 2 – JULY 8 , 2022 ( ASADHA 11 , 1944 ) 

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


2 . 

3 . 


भाग I– खण्ड 2 

[ PART I — SECTION 2 ] 

[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 
सरकारी अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 

[ Notifications regarding Appointments , Promotions , Leaves etc. of Govt . Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


4 . 


सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 

नई दिल्ली -110001 , दिनांक 15 जून 2022 

सं . 12014 / 01 / 2021- भा.सां . से . - राष्ट्रपति भारतीय सांख्यिकीय सेवा ( भा . सां . से . ) के नीचे उल्लिखित परिवीक्षाधीनों , जो 
भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा , 2018 से नियुक्त हुए हैं , को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथि से सेवा में पुष्टि करते हैं : 

क्र . सं . 

नाम ( सर्वश्री / सुश्री ) 

नियुक्ति की तारीख 

मोहित सक्सेना 


5 . 


सी . जी . डी . एल . सा . - 02072022-236985 


- 


6 . 


REGISTERED No. DL— ( N ) 04 / 0007 / 2003-22 


7 . 


CG - DL - W - 02072022-236985 


साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


अतुल कुमार सिंह 

इशिता गुप्ता 

शिवम सिंह 

रूपाली गुप्ता 

पाटिल नरेश दन्यानेश्वर 

हिमानी मेहता 


( 467 ) 


04.02.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 


18.02.2021 


04.02.2021 


468 


8 . 


10 . 


11 . 


12 . 


13 . 


14 . 


15 . 


16 . 


17 . 


18 
. 


19 . 


20 . 


21 . 


22 . 


23 . 


24 . 


25 . 

26 . 

27 . 


28 . 

29 . 

30 . 


31 . 


भारत का राजपत्र , जुलाई 2 , 2022 ( आषाढ़ 11 , 1944 ) 

ऋतु सिंह 

शांतनु दीक्षित 

कुलदीप असवाल 

दिव्यांश शुक्ला 

श्रीदीप डे 


ममता कालड़ा 

अच्चू श्रीकुमार 

अंजली यादव 

शाश्वती हलधर 

हिमांशी 

दीपतारका दास 

सुमन पटेल 

अखिलेश झा 


अजय कुमार कुमावत 

उज्ज्वल श्रीवास्तव 

रेणू वर्मा 

दीपांकर मित्रा 

रितेश पटेल 

अमेलिया बेट्सी सी 

इराश्री गौतम 


शाश्वत यादव 

सागर चौधरी 

निखिल कुमार 

महालिंगार्या 


विधि एवं न्याय मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 


04.02.2021 


गृह मंत्रालय 


04.02.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 

04.02.2021 


04.02.2021 


31.07.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 


22.07.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 

17.06.2021 

04.02.2021 


04.02.2021 


04.02.2021 

04.02.2021 


[ भाग I– खण्ड 2 


तनवीर क़मर मोहम्मद , संयुक्त सचिव ( प्रशा . ) 


नई दिल्ली , दिनांक 22 जून 2022 

1 

सं . ए -19011 / 6 / 2021 - प्रशा . III ( वि.का. ) – श्री जमलप्पा दत्तात्रेय बत्तुल , लेखाकार सदस्य , आयकर अपीलीय अधिकरण को अपना 
नाम ' जमलप्पा दत्तात्रेय बत्तुल ' से ' गणेश दत्तात्रेय पद्मशाली ' में परिर्वतन की अनुमति दी गई है । तदनुसार उन्हें सभी आधिकारिक उद्देश्यों के 
लिए गणेश दत्तात्रेय पद्मशाली के रूप में मान्यता दी जाएगी । 

सुनील सचदेवा , उप सचिव 


भाग I– खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 2 , 2022 ( आषाढ़ 11 , 1944 ) 

नई दिल्ली , दिनांक 28 जून 2022 

संख्या I - 18012 / 14 / 2020- आईपीएस -1 – भारतीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा ) नियम , 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति , हिमाचल प्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को सामने दर्शाई गई तिथियों से 
भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं : 

क्रम संख्या 


1 . 

2 . 

3 . 


अधिकारी का नाम ( श्री / श्रीमती / सुश्री ) 

राजेश कुमार धर्माणी 


क्र.सं. 

( i ) 

( ii ) 


सजू राम राणा 

वीरेंदर शर्मा 


( iv ) 

( v ) 

( vi ) 

( vii ) 

( viii ) 

( ix ) 


भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किये जाने की तिथि 

06.01.2021 

06.01.2021 

25.09.2021 


कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय 
( प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ) 

नई दिल्ली -110001 , दिनांक 24 जून 2022 


सं . 

ए -19013 / 1 / 2022 - डीएआरपीजी ( 7522 ) – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.05.2022 के आदेश सं . 06 / 22 / 2022 
ईओ ( एमएम - I ) के अनुसरण में , श्री पार्थसारथी भास्कर देवरकोंडा , आईआरएस ( सीएंडसीई / 2012 ) ने 23 जून , 2022 पूर्वाह्न से प्रशासनिक 
सुधार और लोक शिकायत विभाग , कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में उप सचिव [ पे मेट्रिक्स स्तर 12 ( रु . 78,800-2,09,200 ) ] 
के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

- 

खमचिन नाउलक , अवर सचिव 


नाम ( श्री / श्रीमती / सुश्री ) 

सुश्री राजेश्वरी नेगी 

श्री निखिल कांति दास 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 


नई दिल्ली , दिनांक 8 जून 2022 

सं . ए -32014 / 01 / 2020- प्रशा . II - राष्ट्रपति , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.05.2022 आदेश संख्या 6 / 4 / 2022 
सीएस -1 ( एस ) और व्यय विभाग के दिनांक 30.05.2022 के आदेश संख्या 32014 / 04 / 2022 - सीएएस के अनुसरण में सीएसएस के 
निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों ( तदर्थ ) को लेवल- 08 ( वेतन मान 47,600 / - रुपये - 1,51,100 / - रुपये ) में चयन सूची वर्ष 2018 के लिए 
आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय जहां वे वर्तमान में उस तारीख से काम कर रहे हैं जिस तिथि से उन्होंने वास्तव में पद का कार्यभार ग्रहण 
किया है , नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं 


469 


अनंत किशोर सरन , निदेशक ( पुलिस ) 


चयन सूची वर्ष 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 


कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 
30.05.2022 ( पूर्वाह्न ) 
30.05.2022 ( पूर्वाह्न ) 

श्री अनिल कुमार मल्होत्रा 

30.05.2022 ( पूर्वाह्न ) 

सुश्री बंदना जैन 

30.05.2022 ( पूर्वाह्न ) 

श्री देव राज पाल 

30.05.2022 ( पूर्वाह्न ) 

सुश्री रजनी कौलधर 

30.05.2022 ( पूर्वाह्न ) 

श्री उमेश कुमार भारद्वाज 

30.05.2022 ( पूर्वाह्न ) 

श्री धर्म पाल 

30.05.2022 ( पूर्वाह्न ) 

सुश्री सरोज बाला लांबा 

30.05.2022 ( पूर्वाह्न ) 

2. उपर्युक्त नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग के संदर्भित आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन हैं । 

मनीष कुमार , अवर सचिव 


दिनांक 10 जून 2022 


भारत का राजपत्र , जुलाई 2 , 2022 ( आषाढ़ 11 , 1944 ) 

सं . ए -32014 / 01 / 2020 - प्रशा . II– कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.06.2022 के आदेश संख्या 6 / 6 / 2022 - सीएस . ( एस ) 
और व्यय विभाग के दिनांक 07.06.2022 के आदेश सं . 32014 / 04 / 2022 - सीएएस के अनुसरण में , राष्ट्रपति सीएसएस संवर्ग के निम्नलिखित 
नियमित सहायक अनुभाग अधिकारियों ( चयन सूची 2010 ) को चयन सूची वर्ष 2019 के अनुसार लेवल 08 ( वेतनमान रु .47,600 / - से 
रु . 1,51,100 / - ) में आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में 
नियुक्त करते हैं : 

क्र.सं. 

( i ) 

( ii ) 


470 


नाम ( श्री / श्रीमती / सुश्री ) 

श्री शशि कान्त यादव 

सुश्री सरिता ठाकुरी 


चयन सूची वर्ष 

2019 


2019 


नाम ( श्री / श्रीमती / सुश्री ) 

श्री संजय कुमार 

श्री नवीन कुमार 


2. उपर्युक्त नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग के ऊपर संदर्भित आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन हैं । 

मनीष कुमार , अवर सचिव 


कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 
06.06.2022 ( पूर्वाहन ) 
06.06.2022 ( पूर्वाहन ) 


दिनांक 16 जून 2022 

सं . ए -32014 / 01 / 2020- प्रशा . II— कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.06.2022 के आदेश संख्या 6 / 8 / 2022 - सीएस . ( एस ) 
और व्यय विभाग के दिनांक 15.06.2022 के आदेश सं . 32014 / 07 / 2022 - सीएएस के अनुसरण में , राष्ट्रपति सीएसएस संवर्ग के निम्नलिखित 
नियमित सहायक अनुभाग अधिकारियों ( चयन सूची 2010 ) को चयन सूची वर्ष 2020 के अनुसार लेवल 08 ( वेतनमान रु .47,600 / - से 
रु .1,51,100 / - ) में आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में 
नियुक्त करते हैं : 

क्र.सं. 

( i ) 

( ii ) 


चयन सूची वर्ष 

2020 


2020 


[ भाग I– खण्ड 2 


कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 

15.06.2022 ( पूर्वाहन ) 
15.06.2022 ( पूर्वाहन ) 


2. उपर्युक्त नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग के ऊपर संदर्भित आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन हैं । 

मनीष कुमार , अवर सचिव 


वस्त्र मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 23 जून 2022 

सं . ए -46011 / 5 / 2019- स्था . - राष्ट्रपति महोदय श्री सतीश कुमार सिंह , उप निदेशक ( गैर - तकनीकी ) को निदेशक ( गैर - तकनीकी ) के 
पद पर वेतन स्तर 12 ( रु . 78800-209200 / - ) में वस्त्र मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय वस्त्र आयुक्त का कार्यालय , मुंबई में दिनांक 
15.06.2022 ( अपराह्न ) से सहर्ष नियुक्त करते हैं । 


जयश्री शिवकुमार , अवर सचिव 


सं . ए -46011 / 5 / 2019 - स्था . - राष्ट्रपति महोदय श्री डी . रविकुमार , उप निदेशक ( गैर - तकनीकी ) को निदेशक ( गैर - तकनीकी ) के पद 
पर वेतन स्तर 12 ( रु . 78800-209200 / - ) में वस्त्र मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय वस्त्र आयुक्त का कार्यालय , मुंबई में दिनांक 15.06.2022 
( अपराह्न ) से सहर्ष नियुक्त करते हैं । 


जयश्री शिवकुमार , अवर सचिव 


भाग I— खण्ड 2 ] 


नई दिल्ली -110001 , दिनांक 17 जून 2022 

सं . ए . - 32013 / 07 / 2021 - प्रशासन || – राष्ट्रपति ने श्री शरद कुमार चौहान , उप बेतार सलाहकार ( डीडब्ल्यूए ) , भारतीय रेडियो 
विनियामक सेवा ( आईआरआरएस ) , समूह “ क ” को दिनांक 03.03.2022 ( अपराह्न ) से दूरसंचार विभाग में आईआरआरएस समूह “ क ” के वेतन 
मैट्रिक्स ( 1 , 23 , 100-2,15,900 / - रुपये ) ( जेएजी स्केल ) के लेवल -13 में नियमित आधार पर वरिष्ठ उप बेतार सलाहकार के पद पर नियुक्त 
किया है । 


सं . ए -32013 / 01 / 2022- प्रशासन || राष्ट्रपति , श्री मुनेश कुमार , ज्येष्ठ उप निदेशक ( जेएजी ) , भारतीय रेडियो विनियामक सेवा 
( आईआरआरएस ) , दूरसंचार विभाग , समूह “ क ” को भारतीय रेडियो विनियामक सेवा ( आईआरआरएस ) , में दिनांक 17.05.2022 ( पूर्वाह्न ) से 
वेतन मैट्रिक्स ( 1,44,200-2,18,200 / - रुपए ) ( एसएजी ) के स्तर 14 में संयुक्त बेतार सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं । 

अनिल कुमार सिंह , अवर सचिव 


i . 


विद्युत मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 15 जून 2022 

} 

सं . 11/2022 . ( फा.सं.2-4 / 2 / 2022 - प्रशा . II ) ( विद्युत मंत्रालय ) – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.06.2022 के कार्यालय 
ज्ञापन संख्या 6 / 6 / 2022 - सीएस ( एस ) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को चयन सूची - वर्ष 
2018 के लिए वरिष्ठता कोटा के निमित्त नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में सीएसएस के विद्युत 
मंत्रालय संवर्ग में पदभार ग्रहण करने की तारीख से नियुक्त किया जाता है : 

क्र.सं. 

अधिकारी का नाम ( श्री / श्रीमती / सुश्री ) 

प्रभार ग्रहण करने की तारीख 


1 . 


ii . 


2 . 


भारत का राजपत्र , जुलाई 2 , 2022 ( आषाढ़ 11 , 1944 ) 

संचार मंत्रालय 
( दूरसंचार विभाग ) 


3 . 


4 . 


5 . 


रजनीश दयाल माथुर 

मनोज कुमार गुप्ता 

हंस राज 

अश्विनी कुमार 

बसंत कुमार 


06.06.2022 


06.06.2022 


03.06.2022 


03.06.2022 


471 


अनिल कुमार सिंह , अवर सचिव 


03.06.2022 


विद्युत मंत्रालय कैडर में 
वर्तमान तैनाती 


विद्युत मंत्रालय 

सीईए 

सीईए 

सीईए 

विद्युत मंत्रालय 


2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऊपर 
उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अधीन है और निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अधीन है और किसी भी अन्य 
संबंधित मामलों में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कोई अन्य आदेश के अधीन भी है : 

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 629/2022 और संबंधित मामले ( जरनैल सिंह बैच के मामले ) । 

एसओ / एएसओ ग्रेड में वरिष्ठता , पदोन्नति आदि से संबंधित मामले , यदि कोई हो , जो किसी भी सक्षम न्यायालय में आज तक दायर 
किए गए हैं । 

हाउसुआनथांग गुइते , अवर सचिव 


भारत का राजपत्र , जुलाई 2 , 2022 ( आषाढ़ 11 , 1944 ) 

[ भाग I– खण्ड 2 

सं . 12/2022 . ( फा.सं.2-4 / 2 / 2022 - प्रशा . II ) ( विद्युत मंत्रालय ) – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.06.2022 के कार्यालय 
ज्ञापन संख्या 6 / 6 / 2022 - सीएस- ( एस ) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को चयन सूची - वर्ष 
2019 के लिए वरिष्ठता कोटा के निमित्त नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में सीएसएस के विद्युत 
मंत्रालय संवर्ग में पदभार ग्रहण करने की तारीख से नियुक्त किया जाता है : 

क्र.सं. 


472 


i . 

ii . 


1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 


अधिकारी का नाम 
( श्री / श्रीमती / सुश्री ) 


ii . 


अंकित कुमार 

विकल कुमार 

भानु जोशी 


06.06.2022 

07.06.2022 

06.06.2022 

13.06.2022 

06.06.2022 

06.06.2022 

06.06.2022 

06.06.2022 

06.06.2022 

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऊपर 
उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अधीन है और निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अधीन है और किसी भी अन्य 
संबंधित मामलों में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कोई अन्य आदेश के अधीन भी है : 


1 . 

2 . 

3 . 


प्रकाश हल्दर 

सुरजीत शॉ 

विक्रम के 


रोशन कुमार वर्मा 

नरेश कुमार 

बी . पोखनथांग 


प्रभार ग्रहण करने की 
तारीख 


विद्युत मंत्रालय कैडर में वर्तमान 
तैनाती 


विद्युत मंत्रालय 

विद्युत मंत्रालय 

विद्युत मंत्रालय 

विद्युत मंत्रालय 

विद्युत मंत्रालय 

विद्युत मंत्रालय 

विद्युत मंत्रालय 

विद्युत मंत्रालय 
सीईए 


भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 629/2022 और संबंधित मामले ( जरनैल सिंह बैच के मामले ) । 
एसओ / एएसओ ग्रेड में वरिष्ठता , पदोन्नति आदि से संबंधित मामले , यदि कोई हो , जो किसी भी सक्षम न्यायालय में आज तक दायर 
किए गए हैं । 

हाउसुआनथांग गुइते , अवर सचिव 


दिनांक 16 जून 2022 

J 

सं . 13/2022 . ( फा.सं.2-4 / 2 / 2022 - प्रशा . II ) ( एमओपी ) – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 जून , 2022 के आदेश संख्या 
6 / 8 / 2022 - सीएस -1 ( एस ) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को चयन सूची - वर्ष 2020 के लिए 
वरिष्ठता कोटा के निमित्त नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में सीएसएस के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में 
पदभार ग्रहण करने की तारीख से नियुक्त किया जाता है : 

क्र.सं. 

अधिकारी का नाम ( श्री / श्रीमती / सुश्री ) प्रभार ग्रहण करने की तारीख 


पंकज कुमार श्रीवास्तव 

प्रेमचंद पंडित 

राजेश गुर्जर 


15.06.2022 

14.06.2022 

14.06.2022 


विद्युत मंत्रालय कैडर में 
वर्तमान तैनाती 

विद्युत मंत्रालय 

सीईए 

सीईए 


2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऊपर 
उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अधीन है और निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अधीन है और किसी भी अन्य 
संबंधित मामलों में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कोई अन्य आदेश के अधीन भी है : 

i . 

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 629/2022 और संबंधित मामले ( जरनैल सिंह बैच के मामले ) । 


एसओ / एएसओ ग्रेड में वरिष्ठता , पदोन्नति आदि से संबंधित मामले , यदि कोई हो , जो किसी भी सक्षम न्यायालय में आज तक दायर 
किए गए हैं । 

हाउसुआनथांग गुइते , अवर सचिव 


भारत का राजपत्र , जुलाई 2 , 2022 ( आषाढ़ 11 , 1944 ) 

दिनांक 24 जून 2022 

सं .15 / 2022 [ फा.सं.2-12 / 24 / 2021 - प्रशा . II ] - अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , श्री सीता राम मीणा , उप सचिव , विद्युत 
मंत्रालय 30 जून , 2022 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे । 

हाउसुआनथांग गुइते , अवर सचिव 


भाग I— खण्ड 2 ] 


473 


दिनांक 27 जून 2022 

सं .16 / 2022 [ फा.सं.2-12 / 25 / 2021 - प्रशा . II ] - अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , श्री रविंद्र नाथ सिंह , उप सचिव , विद्युत मंत्रालय 
30 जून , 2022 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे । 

हाउसुआनथांग गुइते , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 7 जून 2022 

सं . 1 / 5 / 2013- डीवीसी– दामोदर घाटी निगम अधिनियम , 1948 ( 1948 का XIV ) के धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों के अनुसरण में , केंद्र सरकार श्री पियूष सिंह , भा.प्र.से , संयुक्त सचिव , विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश 
के होने तक , दामोदर घाटी निगम के बोर्ड में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है । 

कुमार सौरभ , उप - निदेशक ( थर्मल ) 


474 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 2 , 2022 ( ASADHA 11 , 1944 ) 


24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION 
New Delhi - 110001 , the 15th June 2022 

No. 12014 / 01 / 2021 - ISS — The President is pleased to confirm the below mentioned probationers of Indian Statistical 
Service ( ISS ) appointed through ISS Examination , 2018 , into the Service w.e.f. the dates mentioned against their names : 
Sl . No. Name ( Sh./Smt./Ms . ) Date of confirmation 
1 

Mohita Saxena 

2 

Atul Kumar Singh 

3 

Ishita Gupta 

4 

Shivam Singh 

5 

Rupali Gupta 

6 

Patil Naresh Dnyaneshwar 

7 

Himani Mehta 

8 

Ritu Singh 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 


Shantanu Dixit 

Kuldeep Aswal 

Divyansh Shukla 


Sridip Dey 

Mamta Kalra 

Achu Sreekumar 

Anjali Yadav 

Saswati Halder 

Himanshi 

Diptarka Das 

Suman Patel 

Akhilesh Jha 


Ajay Kumar Kumawat 

Ujjaval Srivastava 

Renu Verma 


Dipankar Mitra 

Ritesh Patel 


Amelia Betsy C 

Erashree Gautam 

Shaswat Yadav 

Sagar Choudhary 

Nikhil Kumar 


Mahalingaraya 


[ PART I - SEC . 2 


04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

18.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

31.07.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

22.07.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

17.06.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 

04.02.2021 


TANWEER QAMAR MOHAMMAD , Joint Secretary 


MINISTRY OF LAW & JUSTICE 
( DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS ) 

New Delhi , the 22nd June 2022 

No. A - 19011 / 6 / 2021 - Admn.III ( LA ) —Shri Jamlappa Dattatraya Battull , Accountant Member , Income Tax Appellate 
Tribunal , has been permitted to change his name from ' Jamlappa Dattatraya Battull ' to ' Ganyash Dattatraya Padmahshali ' . 
He will accordingly be recognized as Ganyash Dattatraya Padmahshali for all official purposes . 

SUNEEL SACHDEVA , Deputy Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


S.N 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi , the 28th June 2022 

No. I - 18012 / 14 / 2020 - IPS - I — In exercise of the powers conferred by Rule 3 - A of the Indian Police Service 
( Probation ) Rules , 1954 , the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to 
the Himachal Pradesh Cadre , with effect from the date mentioned against each officer : 

DATE OF CONFIRMATION 


1 . 

2 . 

3 . 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 2 , 2022 ( ASADHA 11 , 1944 ) 


S. No. 
( i ) 

( ii ) 


NAMES OF THE OFFICER ( S / Shri / Ms . ) 


( iii ) 

( iv ) 

( v ) 

( vi ) 

( vii ) 

( viii ) 

( ix ) 


Rajesh Kumar Dharmani ( SL : 2018 ) 

Saju Ram Rana ( SL : 2018 ) 

Virendra Sharma ( SL : 2019 ) 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS 
( DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES ) 
New Delhi , the 24th June 2022 


No. A - 19013 / 1 / 2022 - Admin - DARPG ( 7522 ) —In pursuance of DoPT's Order No.6 / 22 / 2022 - EO ( MM - I ) dated 
13.05.2022 Shri Parthasarathy Bhaskar Devarakonda , IRS ( C & CE : 2012 ) has assumed the charge of the post of Deputy 
Secretary [ Pay Matrix Level - 12 ( 78,800-2,09,200 ) ] , Department of Administrative Reforms and Public Grievances , 
Ministry of Personnel , Public Grievances and Pensions with effect from the forenoon of June 23 , 2022 . 

KHAMCHIN NAULAK , Under Secretary 


MINISTRY OF FINANCE 


06.01.2021 

06.01.2021 

25.09.2021 


( DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS ) 
New Delhi , the 8th June 2022 

No. A - 32014 / 01 / 2020 - Ad.II — In pursuance of DoPT order no . 6 / 4 / 2022 - CS.I ( S ) dated 27.05.2022 & Department of 
Expenditure's order no . 32014 / 04 / 2022 - CAS dated 30.05.2022 , the President is pleased to appoint the following Section 
officers ( Ad - hoc ) of CSS as Section Officers on regular basis against the Select List Year 2018 in the Level 08 ( pay scale of 
Rs . 47,600 / - to Rs . 1,51,100 / - ) in the Department of Economic Affairs , Ministry of Finance where they are presently 
working w.e.f. the date they actually assumed charge of the post : 


Name ( Shri / Smt . / Ms ) 

Ms. Rajeshwari Negi 

Sh . Nikhil Kanti Das 

Sh . Anil Kumar Malhotra 

Ms. Bandana Jain 

Sh . Dev Raj Pal 

Ms. Rajni Kauldhar 

Sh . Umesh Kumar Bhardwaj 

Sh . Dharam Pal 

Ms. Saroj Bala Lamba 


475 


ANANT KISHORE SARAN , Director Police 


SL Year 
2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 


Date of assumption of charge 
30.05.2022 ( F / N ) 

30.05.2022 ( F / N ) 

30.05.2022 ( F / N ) 

30.05.2022 ( F / N ) 

30.05.2022 ( F / N ) 

30.05.2022 ( F / N ) 

30.05.2022 ( F / N ) 

30.05.2022 ( F / N ) 
30.05.2022 ( F / N ) 


2. The aforesaid appointments are subject to the conditions mentioned in the DoP & T & Department of 
Expenditure's orders referred above . 


MANISH KUMAR , Under Secretary 


The 10th June 2022 

No. A - 32014 / 01 / 2020 - Ad.II — In pursuance of DoPT order no . 6 / 6 / 2022 - CS.I ( S ) dated 04.06.2022 & Department of 
Expenditure's order no . 32014 / 04 / 2022 - CAS dated.07.06.2022 , the President is pleased to appoint the following regular 
Assistant Section officers ( SL 2010 ) of CSS Cadre as Section Officers on regular basis against the Select List Year 2019 in 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 2 , 2022 ( ASADHA 11 , 1944 ) 

the Level 08 ( pay scale of Rs . 47,600 / - to Rs . 1,51,100 / - ) in the Department of Economic Affairs , Ministry of Finance w.e.f. 
the date of assumption of charge : 

S. No. 

( i ) 

( ii ) 


476 


Name ( Shri / Smt . / Ms ) 

Sh . Shashi Kant Yadav 

Ms. Sarita Thakuri 


[ PART I - SEC . 2 


Select List Year Date of assumption of charge 

2019 
2019 

06.06.2022 ( F / N ) 
06.06.2022 ( F / N ) 


2. The aforesaid appointments are subject to the conditions mentioned in the DoP & T & Department of 
Expenditure's orders referred above . 


Name ( Shri / Smt . / Ms ) 

Sh . Sanjay Kumar 

Sh . Naveen Kumar 


The 16th June 2022 

No. A - 32014 / 01 / 2020 - Ad.II — In pursuance of DoPT order no . 6 / 8 / 2022 - CS.I ( S ) dated 14.06.2022 & Department of 
Expenditure's order no . 32014 / 07 / 2022 - CAS dated . 15.06.2022 , the President is pleased to appoint the following regular 
Assistant Section officers ( SL 2010 ) of CSS Cadre as Section Officers on regular basis against the Select List Year 2020 in 
the Level 08 ( pay scale of Rs . 47,600 / - to Rs . 1,51,100 / - ) in the Department of Economic Affairs , Ministry of Finance w.e.f. 
the date of assumption of charge : 

S. No. 


MANISH KUMAR , Under Secretary 


2020 
2020 


Select List Year Date of assumption of charge 

15.06.2022 ( F / N ) 
15.06.2022 ( F / N ) 


( ii ) 

2. The aforesaid appointments are subject to the conditions mentioned in the DoP & T & Department of 
Expenditure's orders referred above . 


MANISH KUMAR , Under Secretary 


MINISTRY OF TEXTILES 

New Delhi , the 23rd June 2022 

No.A - 46011 / 5 / 2019 - Estt . The President is pleased to appoint Shri Satish Kumar Singh , Deputy Director ( Non 
Technical ) to the post of Director ( Non - Technical ) , in the Pay Level 12 ( Rs.78800-209200 / - ) in the Office of Textile 
Commissioner , Mumbai , a subordinate office of Ministry of Textiles w.e.f. 15.06.2022 ( Afternoon ) . 

JAYASHREE SIVAKUMAR , Under Secretary 


No.A - 46011 / 5 / 2019 - Estt . The President is pleased to appoint Shri D. Ravikumar , Deputy Director ( Non 
Technical ) to the post of Director ( Non - Technical ) , in the Pay Level 12 ( Rs.78800-209200 / - ) in the Office of Textile 
Commissioner , Mumbai , a subordinate office of Ministry of Textiles w.e.f. 15.06.2022 ( Afternoon ) . 

JAYASHREE SIVAKUMAR , Under Secretary 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
( DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ) 

New Delhi - 110001 , the 17th June 2022 

No. A - 32013 / 07 / 2021 - Admn . II - The President is pleased to appoint Sh . Sharad Kumar Chauhan , Deputy Wireless 
Adviser ( DWA ) , Indian Radio Regulatory Service ( IRRS ) , Group ' A ' to the post of Senior Deputy Wireless Adviser of IRRS 
Group ' A ' in Department of Telecommunications in the Level- 13 of pay matrix ( Rs . 1,23,100-2,15,900 / - ) ( JAG Scale ) on 
regular basis with effect from 03.03.2022 ( Afternoon ) . 


ANIL KUMAR SINGH , Under Secretary 


No. A- 32013 / 01 / 2022 - Admn.II The President is pleased to appoint Sh . Munesh Kumar , Senior Deputy Director 
( JAG ) , Indian Radio Regulatory Service ( IRRS ) , Group ' A ' to the post of Joint Wireless Adviser in the Level- 14 of pay 
matrix ( Rs . 1,44,200-2,18,200 / - ) ( SAG ) in the Indian Radio Regulatory Service ( IRRS ) , Department of Telecommunications 
with effect from 17.05.2022 ( F / N ) . 


ANIL KUMAR SINGH , Under Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


S.No. 


MINISTRY OF POWER 
New Delhi , the 15th June 2022 

No. 11/2022 . F.No.2-4 / 1 / 2022 - Adm.II ( MoP ) —In pursuance of the Department of Personnel & Training's OM 
No.6 / 4 / 2022 - CS - I ( S ) dated 03.06.2022 , the following Assistant Section Officers of Ministry of Power are appointed to the 
grade of Section Officer in the Level 8 of the Pay Matrix in the Ministry of Power Cadre of CSS on regular basis against the 
Seniority Quota for the Select List Year - 2018 with effect from the date of assumption of charge : 


1 . 


2 . 


3 . 

4 . 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 2 , 2022 ( ASADHA 11 , 1944 ) 


5 . 


1 . 


2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 


Name of the officer 
( S / Shri / Smt / Ms ) 


Rajneesh Dayal Mathur 

Manoj Kumar Gupta 

Hans Raj 


Ashwani Kumar 


Basant Kumar 


S.No. Name of the officer 
( S / Shri / Smt / Ms ) 


Date of assumption of 
Charge 

06.06.2022 


06.06.2022 


Ankit Kumar 


03.06.2022 

03.06.2022 


Vikal Kumar 


03.06.2022 


2. The appointment of the above mentioned officer to the grade of Section Officer on regular basis is subject to the 
conditions laid down in the Department of Personnel & Training's OM referred to above and subject to the outcome of the 
following Court cases and also subject to any other order passed by any competent courts in any other connected matters : 

i . 


Civil Appeal No.629 / 2022 in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters ( Jarnail Singh batch of 
cases ) . 


Bhanu Joshi 

Prakash Halder 

Surajit Shaw 

Vikram K 

Roshan Kumar Verma 


ii . Matters relating to seniority , promotion etc in SO / ASO grade , if any , filed in any competent court till date . 
HAUSUANTHANG GUITE , Under Secretary 


No. 12/2022 . F.No.2-4 / 2 / 2022 - Adm.II ( MoP ) —In pursuance of the Department of Personnel & Training's OM 
No.6 / 6 / 2022 - CS - I ( S ) dated 04.06.2022 , the following Assistant Section Officers of Ministry of Power are appointed to the 
grade of Section Officer in the Level 8 of the Pay Matrix in the Ministry of Power Cadre of CSS on regular basis against the 
Seniority Quota for the Select List Year - 2019 with effect from the date of assumption of charge : 


Present posting in the Ministry of 
Power cadre 


MoP 


CEA 

CEA 

CEA 


06.06.2022 


MOP 


13.06.2022 

06.06.2022 

06.06.2022 

06.06.2022 


Date of assumption of Present posting in the Ministry of Power 

Charge 

cadre 

06.06.2022 

07.06.2022 


06.06.2022 
06.06.2022 


MOP 


MoP 


MoP 


MOP 

MOP 


477 


MoP 


MOP 


Naresh Kumar 

B. Paukhanthang 

2. The appointment of the above mentioned officer to the grade of Section Officer on regular basis is subject to the 
conditions laid down in the Department of Personnel & Training's OM referred to above and subject to the outcome of the 
following Court cases and also subject to any other order passed by any competent courts in any other connected matters : 


MOP 

CEA 


i . Civil Appeal No.629 / 2022 in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters ( Jarnail Singh batch of 
cases ) . 


ii . Matters relating to seniority , promotion etc in SO / ASO grade , if any , filed in any competent court till date . 
HAUSUANTHANG GUITE , Under Secretary 


478 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 2 , 2022 ( ASADHA 11 , 1944 ) 


The 16th June 2022 

No.13 / 2022 . F.No.2-4 / 4 / 2022 - Adm.II ( MoP ) —In pursuance of the Department of Personnel & Training's order 
No.6 / 8 / 2022 - CS.I ( S ) dated 14th June , 2022 , the following Assistant Section Officers of Ministry of Power are appointed to 
the grade of Section Officer in the Level 8 of the Pay Matrix in the Ministry of Power Cadre of CSS on regular basis against 
the Seniority Quota for the Select List Year - 2020 with effect from the date of assumption of charge : 

S.No. Name of the officer 


i . 


1 . 

2. Premchand Pandit 

3. Rajesh Gurjar 


Pankaj Kumar Srivastava 


Date of assumption 
of Charge 


15.06.2022 
14.06.2022 


Present posting in the Ministry of 
Power cadre 


[ PART I - SEC . 2 


MoP 
CEA 

CEA 


2. The appointment of the above mentioned officer to the grade of Section Officer on regular basis is subject to the 
conditions laid down in the Department of Personnel & Training's Order referred to above and subject to the outcome of the 
following Court cases and also subject to any other order passed by any competent courts in any other connected matters : 


Civil Appeal No.629 / 2022 in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters ( Jarnail Singh batch of 
cases ) . 


ii . Matters relating to seniority , promotion etc in SO / ASO grade , if any , filed in any competent court till date . 
HAUSUANTHANG GUITE , Under Secretary 


The 24th June 2022 

No. 15/2022 [ F.No.2-12 / 24 / 2021 - Adm.II ] —On attaining the age of superannuation , Sh . Sita Ram Meena , Deputy 
Secretary , Ministry of Power shall retire from Government Service with effect from the afternoon of 30th June , 2022 . 

HAUSUANTHANG GUITE , Under Secretary 


The 27th June 2022 

No. 16/2022 [ F.No.2-12 / 25 / 2021 - Adm.II ] On attaining the age of superannuation , Sh . Ravindra Nath Singh , 
Deputy Secretary , Ministry of Power shall retire from Government Service with effect from the afternoon of 30th June , 2022 . 
HAUSUANTHANG GUITE , Under Secretary 


New Delhi , the 7th June 2022 

No. 1 / 5 / 2013 - DVC — In pursuance of power conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Damodar Valley 
Corporation Act , 1948 ( XIV of 1948 ) , the Central Government is pleased to appoint Shri Piyush Singh , IAS ( MH : 2000 ) , 
Joint Secretary , Ministry of Power , Government of India as a representative from the Central Government on the Board of 
Damodar Valley Corporation with immediate effect and until further orders . 


KUMAR SAURABH , Under Secretary 


प्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली - 110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली -110054 द्वारा ई - प्रकाशित 

UPLOADED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 
AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 . 


JAGANATHA Digitally signed by 
JAGANATHAN 
N ANANTHA ANANTHA KUMAR 
Date : 2022.07.02 
KUMAR 

10:10:48 + 05'30 ' 


